निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


17 माघ 1938 ( श० ) 
पटना , सोमवार , 6 फरवरी 2017 


( सं0 पटना 92 ) 


वित्त विभाग 


अधिसूचना 

3 फरवरी 2017 
सं० 3ए- 3- भत्ता ( या०भ० )-01 / 2010 -769 /वि० - भारत - संविधान के अनुच्छेद -309 के परन्तुक 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार- राज्यपाल एतद् द्वारा बिहार यात्रा- भत्ता नियमावली, 1949 
में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं 

__ बिहार यात्रा- भत्ता (संशोधन) नियमावली, 2017 
1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ -( 1 ) यह नियमावली बिहार यात्रा - भत्ता ( संशोधन ) नियमावली, 2017 
कही जा सकेगी। 

( 2 ) यह संपूर्ण बिहार राज्य में प्रवृत्त होगी । 

(3 ) यह पहली दिसम्बर , 2016 के प्रभाव से प्रवृत्त होगी । 

2. बिहार यात्रा -भत्ता नियमावली , 1949 के नियम - 69 (1) के नोट ( vii)(ग) के बाद 
निम्नलिखित नया नोट ( घ) जोड़ा जायेगा : 

“( घ ) सरकारी प्रयोजनार्थ दिल्ली यात्रा के दौरान बिहार भवन अथवा बिहार निवास में 
ठहरने पर कमरे का किराया, अनुमान्य दैनिक भत्ता के अतिरिक्त, देय होगा”। । 

बिहार के राज्यपाल के आदेश से , 

राहुल सिंह , 
सचिव ( व्यय ) । 


erno 


PER TOT ( 3FITETU ), 6 at 2017 

The 3rd February 2017 
No. 3A -3 - Allowance ( T .A .) -01 /2010 -769/F — In exercise of powers conferred by the proviso 
to Article - 309 of the Constitution of India , the Governor of Bihar is hereby pleased to make 
following Rule to amend The Bihar Travelling Allowance, 1949: 

Bihar Travelling Allowance (Amendment) Rule , 2017 
1 . Short title, extent and Commencement. 

(i) This may be called Bihar Travelling Allowance (Amendment ) Rule, 2017 
(ii) It shall extend to the whole of the State of Bihar. 

(iii ) It shall come into force with effect from 01. 12 .2016 . 

2 . " After Note ( vii)(c ) of rule 69( 1) of the Bihar Travelling Allowance Rule , 1949 the 
following new note (d ) shall be added as follows: 

" (d ) Room Rent of Bihar Bhawan or Bihar Niwas shall be allowed in addition 
to admissible daily allowance, if travelling at Delhi is made in connection with due 
discharge of government duty. " 

By Order of the Governor of Bihar , 

RAHUL SINGH , 
Secretary ( Expenditure). 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
far TT ( 3FITETU ) 92 -571 + 10 - stochouten 

Website: http :// egazette .bih .nic . in 


